निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 33 


24 श्रावण 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

15 अगस्त 2012 ( ई ० ) 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-7 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , 


परिवहन सूचनाएं , 
और सर्वसाधारण 


न्यायालय 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


सूचनाएं 


सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

2 जुलाई 2012 
एस0 ओ0 148 , दिनांक 15 अगस्त 2012 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 


शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 


के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -2302 / जे0, दिनांक 13 अप्रील 1993 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शम्भू शरण, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को दिनांक 
13 अप्रील 2012 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


लेख्य प्रमाणक के 


अहर्ता 


अभ्युक्ति 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


नाम 


लेख्य प्रमाणक पंजी 

में नाम अंकित 
होने की तिथि । 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
करने के लिए प्राधिकृत 
किया गया है । 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री शम्भू शरण 


13.04.1993 


अधिवक्ता, 
नरकटियागंज 


बी ० एस ० सी ० नरकटियागंज अनुमंडल 
एल 0 एल 0 बी 0 

( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट -39 /92 / 5037 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


2 जुलाई 2012 
एस 0 ओ0 149 , एस0 ओ 0 148 , दिनांक 15 अगस्त 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0- ए0/ नोट -39/ 92/ 5037/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


। 


The 2nd July 2012 
S.O. 148, dated 15th August 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shambhu Sharan and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries , Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 2302/J dated 13th April 1993 to practice as notary again 
for the next five years from 13th April 2012 . 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2012 


3 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Area in which 
Notary to 
practice 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
13.04.93 


1 


6 


Shri 
Shambhu 
Sharan 


2 
Advocate , 
Narkatiaganj 
Sub -division 


4 
B.Sc 
L.L.B. 


5 
Narkatiaganj 
Sub -division 


( File no.A/ Not - 39 /92/5037/ J) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


13 जुलाई 2012 
एस 0 ओ0 150 , दिनांक 15 अगस्त 2012 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 
के नियम-8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2391/ जे0, दिनांक 9 जुलाई 2002 के द्वारा 
नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम सुन्दर महतो, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 9 जुलाई 
2012 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

के लिए प्राधिकृत किया गया 
होने की तिथि । 


प्रमाणक के 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री राम 


09.07.02 


सीतामढ़ी जिला 


अधिवक्ता, 
सिविल कोर्ट 
सीतामढ़ी 


बी 0 ए0 
एल 0 एल 0 बी 0 


सुन्दर महतो 


( सं0 सं0 - ए0/ नोट -61/ 98 / 5410/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


13 जुलाई 2012 
एस 0 ओ 0 151, एस 0 ओ0 150 , दिनांक 15 अगस्त 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित 

अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं 0 सं0 - ए0 / नोट -61/ 98 / 5410/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव 


The 13th July 2012 
S.O. 150 , dated 15th August 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Sundar Mahto and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section- 3 of the 
Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 2391/ J dated 9th July 2002 to practice as notary again for 
the next five years from 9th July 2012. 


4 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2012 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental 
professional 

address 


Area in which 

Notary to 
practice 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
09.07.02 


6 


Shri Ram 
Sundar 
Mahto 


2 
Advocate , 

Civil Court 
Sitamarhi Dist 

Sitamarhi 


4 
B.A 
L.L.B 


5 
Sitamarhi 
District 


( File no .- A/ Not- 61 / 98/ 5410/ J ) 
By order of the Governor of Bihar , 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


3 अगस्त 2012 
एस0 ओ0 152 , दिनांक 15 अगस्त 2012 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 
के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -2847/ जे0 , दिनांक 19 अगस्त 2002 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री प्रताप अरूण कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को दिनांक 
19 अगस्त 2007 से 18 अगस्त 2012 एवं 19 अगस्त 2012 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप 
में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य आवासीय एवं व्यवसायिक लेख्य प्रमाणक पंजी में अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
प्रमाणक के 

नाम अंकित होने की 

करने के लिए प्राधिकृत 
तिथि । 

किया गया है । 
4 

6 
श्री प्रताप अधिवक्ता - सह 

बी 0 ए 0 बीरपुर अनुमंडल 
अरूण कुमार नोटरी व्यवहार न्यायालय , 

एल 0 एल 0 बी 0 
बीरपुर( सुपौल ) 

( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट-83/ 2000/ 5885/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


पता 


नाम 


-- 


2 


3 


5 


19.08.12 


3 अगस्त 2012 
एस0 ओ0 153, एस0 ओ0 152 , दिनांक 15 अगस्त 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -83 / 2000/ 5885/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 3rd August 2012 
S.O. 152, dated 15th August 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pratap Arun Kumar and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub - rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 2847/J dated 19th August 2002 to practice as notary 
again from 19th August 2007 to 18th August 2012 and again next five years from 19th August 2012 . 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2012 


5 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Date of which the name 
of the Notary has been 
entered in the Register . 

3 
19.08.02 


Residental/ 
professional 
address 

2 
Advocate , 
Notary Civil 
Court Birpur, 

Supaul 


Area in which 

Notary to 
practice 

5 
Birpur 
Sub - division 


6 


1 
Shri Pratap 
Arun 
Kumar 


4 
B.A 
L.L.B 


( File no .- A/ Not - 83 /2000/5885 / J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA, Secretary . 


3 अगस्त 2012 
एस 0 ओ0 154 , दिनांक 15 अगस्त 2012 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 
के नियम -8 के उप-नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2153/ जे0, दिनांक 7 जुलाई 1995 के द्वारा 
नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अनवारूल हक अंसारी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 
7 जुलाई 2011 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक 

अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता पंजी में नाम 

करने के लिए प्राधिकृत 
अंकित होने की 

किया गया है । 
तिथि । 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री अनवारूल 


07.07.95 


बी 0 ए 0 
एल0 एल 0 बी 0 


फूलपरास 
अनुमण्डल 


हक अंसारी 


अधिवक्ता, 
नोटरी , फूलपरास 
अनुमण्डलीय न्यायालय , 

जिला - मधुबनी 


( सं0 सं0 - ए0/ ए 0 बी0-60/ 93 / 5887 / जे0 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


" 


3 अगस्त 2012 
एस0 ओ0 155 , एस 0 ओ0 154 , दिनांक 15 अगस्त 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-60/ 93 / 5887/ जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 3rd August 2012 
S.O. 154 , dated 15th August 2012 — In exercise of the powers conferred by section- 5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anwarul Haque Ansari 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 

Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub-rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 2153/J dated 7th July 1995 to practice as again for the next 
five years from 7th July 2011 . 


6 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2012 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Area in 
which Notary 
to practice 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
07.07.95 


6 


1 
Shri 
Anwarul 
Haque 
Ansari 


2 
Advocate , 
Notary Phulparas 
Subdivisional 

Court 


4 
B.A 
L.L.B 


5 
Phulparas 
Sub - division 


( File no.- A/ AB- 60/ 93 / 5887/J ) 
By order of the Governor of Bihar , 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


3 अगस्त 2012 
एस 0 ओ0 156 , दिनांक 15 अगस्त 2012 — नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 
के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -861 / जे0 , दिनांक 15 फरवरी 1990 के द्वारा 
नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मो 0 ओमर , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को दिनांक 15 फरवरी 
2012 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री मो 0 ओमर 


15.02.90 


बी ० एल ० 


किशनगंज अनुमंडल 


अधिवक्ता , 
किशनगंज , अधिवक्ता 

संघ किशनगंज 


( सं 0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-29 / 85 / 5888/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


, 


3 अगस्त 2012 
एस0 ओ0 157 , एस0 ओ 0 156 , दिनांक 15 अगस्त 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-29 /85/ 5888 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 3rd August 2012 
S.O. 156 , dated 15th August 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri MD . Omar and whose 
detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the Notaries, Act , 
1952 ( 1953 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law 
Department Notification No. 861/J dated 15th February 1990 to practice as notary again for the next five 
years from 15th February 2012 . 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2012 


7 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Date of which 
the name of the 
Notary has been 
entered in the 
Register. 

3 
15.02.90 


Area in 

which 
Notary to 
practice 


6 


1 
Shri MD . 
Omar 


4 
B.L 


2 
Advocate. 
Bar Association 

Kishanganj 


5 
Kishanganj 
Sub -division 


( File no .- A/ AB- 29/ 85 /5888 / J) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


कृषि विभाग 
उर्वरक कोषांग 


अधिसूचना 

31 जुलाई 2012 
सं ० उ0 को 0 / अमानक ( गु० नि 0) -02 / 2012-944 / कृ 0 - उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 ( संशोधन 2006 ) के खण्ड 29 
(1A) के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, मीठापुर , कृषि फॉर्म, पटना को भारत 
सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिसूचना संख्या 2724 ( अ), दिनांक 08 नवम्बर 2010 के द्वारा 
निर्धारित न्यूनतम प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध रहने के फलस्वरूप जैव उर्वरक का नमूना जाँच एवं विश्लेषण करने हेतु राज्य 
स्तरीय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जगदीश प्रसाद चौहान, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 22-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


